रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , अप्रैल 5 , 2019 / चैत्र 15 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5 , 2019 /CHAITRA 15 , 1941 


सं . 116] 
No. 116] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2019 

सं. 02 / 2015 - 2020 
विषयः विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के परिशिष्ट 2 - ट में संशोधन । 
फा . सं . 01 / 89 / 180 / 27 / एएम - 12 / पीसी - 2( क ) / पी - 15406. - - विदेश व्यापार नीति , 
2015 - 2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा 
विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के परिशिष्ट 2ट ( आवेदन शुल्क स्केल और आवेदन शुल्क / जुर्माने इत्यादि 
जमा करने / रिफंड हेतु प्रक्रिया ) में विभिन्न सेवाओं हेतु आवेदन शुल्क स्केल के तहत निम्नलिखित क्रम सं. 14 
को शामिल करते हैं : 
क्रम सं . विवरण 

शुल्क स्केल ( रु० में ) 
परिवहन एवं विपणन सहायता 

एक हजार 
( टीएमए ) के अंतर्गत लाभ की 
प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन 


14 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः परिवहन एवं विपणन सहायता ( टीएमए) के अंतर्गत लाभ की प्रतिपूर्ति हेतु 
आवेदन शुल्क स्केल को अधिसूचित किया जाता है । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक, 
विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


2041 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 5th April, 2019 

NO . 02 /2015 - 2020 
Subject: Amendment in Appendix 2 - K of Foreign Trade Policy , 2015 -2020 . 
F . No.01/89 /180 /27/ AM -12 /PC - 2 (A )/ P - 15406 . — In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the 
Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , the Director General of Foreign Trade hereby incorporates following serial No . 14 
against Scale of Application Fee for various services in Appendix – 2 K ( Scale of Application Fee and Procedure for 
Deposit/ Refund of Application Fee/Penalty, etc.) of Foreign Trade Policy , 2015 – 2020 : 


S . No. 


Scale of Fee ( in Rupees ) 

One Thousand. 


14 


Particulars 
Application for reimbursement of benefits under Transport and 
Marketing Assistance (TMA ). 


Effect of this Public Notice: Scale of Fee for application for reimbursement of benefits under Transport and Marketing 
Assistance ( TMA) notified . 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Directorate General of Foreign Trade 

& Ex-Officio Addl. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date : 2019.04.06 

13 :25 :32 + 05 30 


